निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 276 ) 


26 ज्येष्ठ 1931 ( TO ) 
पटना, मंगलवार , 16 जून 2009 


( सं0 1761 ) 
कृषि विभाग 


संकल्प 

8 मई 2009 
राज्य में कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 13 मई 
2008 को दी गयी है । कृषि रोड मैप में फसल, उद्यान , पशुपालन, गव्य , मत्स्यपालन , सहकारिता विकास के कार्यक्रम 
शामिल है । कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन वर्ष 2008 - 09 से 2011 - 12 तक किया जायेगा । रोड मैप कार्यक्रमों के 
अनुश्रवण के लिए निम्न प्रकार से समितियों का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है । 
( 1) सचिवों की समिति (Committee of Secretaries ) 

सचिवों की समिति का स्वरूप निम्न प्रकार होगा: 


विकास आयुक्त 
वित्त आयुक्त 
प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 
सचिव, सहकारिता विभाग 
सचिव, लघु सिंचाई विभाग 
प्रधान सचिव , उद्योग विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग 
प्रधान सचिव / सचिव , कृषि विभाग 


अध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 

सदस्य 
सदस्य सचिव 


समिति के कृत्य 

1. समिति रोड मैप अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन एवं प्रक्षेत्रवार व्यय की समीक्षा करेगी । 
2. समिति योजना के कार्यान्वयन में आने वाली सभी कठिनाइयों का समाधान करेगी । 

3. सचिवों की समिति की बैठक प्रति माह चौथे सप्ताह के बृहस्पतिवार को अपराह्न 3 बजे होगी । 
2. जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति 

जिला स्तर पर कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता जिलास्तरीय 
क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाता है । इस समिति का संगठन निम्न प्रकार से होगा, 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 जून 2009 


जिलाधिकारी 

अध्यक्ष 
उप विकास आयुक्त 

उपाध्यक्ष 
जिला कृषि पदाधिकारी 

सदस्य सचिव 
परियोजना निदेशक , आत्मा 

सदस्य 
जिला पशुपालन पदाधिकारी 

सदस्य 
जिला सहकारिता पदाधिकारी 

सदस्य 
जिला गव्य विकास पदाधिकारी 

सदस्य 
जिला मत्स्य पदाधिकारी 

सदस्य 
कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई 

सदस्य 
कार्यपालक अभियन्ता, नलकूप प्रमंडल 

सदस्य 
अग्रणी जिला प्रबन्धक, लीड बैंक 

सदस्य 
जिला पदाधिकारी द्वारा नामित दो प्रगतिशील किसान 

सदस्य 
जिला उद्यान पदाधिकारी 

सदस्य 
समिति के कृत्य 

1. समिति द्वारा जिला स्तर पर कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी । 
2. कृषि रोड मैप कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आनेवाली कठिनाइयों का समाधान करेगी । 
3. समिति माह में एक बार बैठक करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जिला रोड मैप की सभी योजनाएं 

उचित ढंग से कार्यान्वित की जा रही हैं । 
प्रत्येक माह के चौथे सोमवार तक जिला का प्रगति प्रतिवेदन प्रधान सचिव / सचिव कृषि विभाग को 

समर्पित करेगी । 
आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु 
प्रकाशित किया जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 276 - 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


